सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 108 


6 माघ, 1938 ( श० ) 
राँची , शुक्रवार , 

27 जनवरी, 2017 (ई०) 


उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 
6 सितम्बर , 2016, 


संख्या - ख०नि० ( विविध)-71/ 2016-1653 / एम०-- भारत का राजपत्र संख्या-333 , दिनांक 
10 फरवरी, 2015 में प्रकाशित खान मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- का आ० 423 ( अ), 
दिनांक 10 फरवरी , 2015 द्वारा खान और खनिज का (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1957 
(1957 का 67 ) की धारा -3 के खण्ड ( ड ) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 
पहले से ही लघु खनिज के रूप में घोषित खनिजों के अतिरिक्त 31 खनिजों को गौण खनिज 
( Minor Mineral) घोषित किए जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित गौण खनिजों को झारखण्ड लघु 
खनिज समनुदान नियमावली, 2004 में लघु खनिज ( Minor Mineral) के रूप में शामिल किया 
जाता है: 

अगेट 

बॉल क्ले 
iii. बैराइट्स 

कैल्केरियस सैण्ड 
कैल्साइट 


viii . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 27 जनवरी, 2017 
vi . चॉक 
vii. चिनी मिट्टी 

अन्य क्ले 
कोरण्डम 
डायस्पोर 
डोलोमाइट 
ड्रानाइट अथवा पायरोसेनाइट 
फेलसाइट 
फेल्सपार 

अग्निसह मृत्तिका 
xvi. पुफस्काइट क्वार्टजाइट 
xvii. जिप्सम 
xviii . जस्प र 
xix . कयोलिन 
Xx. लेटेराइट 

चूना कंकड 

अभ्रक 
xxiii. ऑकर 
xxiv . पाइरोपफाइलाइट 
xxv . क्वार्टज 
xxvi . क्वार्टजाइट 
xxvii. बालू ( अन्य ) 
xxviii. STET 
xxix. सिलिका बालू 
xxx . स्लेट और 
xxxi . स्टोटाइट अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन 


xxi. 


xxii. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 108 - - 50 


